रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


ITIES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , जुलाई 23 , 2018/ श्रावण 01 , 1940 
NEW DELHI,MONDAY, JULY 23, 2018 /SRAVANA 01 , 1940 


सं. 279] 
No. 279 ] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
( भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2018 


फा . सं• मानक/ एसपी (जल और सुपेय) अधिसूचना( 3)/ एफएसएसएआई- 2016. - खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 
( 2006 का संख्यांक 34 ) की धारा 92 की उप -धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की 
अधिसूचना सं० फा० सं० मानक/ एसपी( जल और सुपेय ) अधिसूचना ( 3)/ एफएसएसएआई- 2016 तारीख 12 अक्तूबर , 2017 द्वारा खाद्य 
सुरक्षा और मानक ( खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य ) संशोधन विनियम , 2017 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग III , खंड 4 में उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थीं , उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में युक्त राजपत्र 
की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गईं थीं , तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हए प्रकाशित 
किया गया था ; 


और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 18 अक्तूबर, 2017 को उपलब्ध कराई गई थीं ; 


और उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 
विचार कर लिया गया है ; 


अत :, अब , भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( ङ ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का उपयोग करते हुए , खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम , 2011 का और संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : 


4222 GI/ 2018 


_ ( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC. 41 


विनियम 


1. ( 1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक ( खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य ) आठवाँ संशोधन विनियम , 

2018 है। 
( 2 ) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें । 


2. 


खाद्य सुरक्षा और मानक ( खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य ) विनियम , 2011 में , “पेय पदार्थ ( डेरी , फल और सब्जियों पर 
आधारित से भिन्न ) ” से संबन्धित विनियम 2. 10 में , “ खनिज तेल " से संबन्धित उप -विनियम 2.10. 7 में , “प्राकृतिक खनिज जल का 
वर्णन और किस्म " से संबन्धित खण्ड 2 में , उप - खण्ड (vi) के पश्चात निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - 


(vii) प्राकृतिक झरने का जल - प्राकृतिक झरने का जल एक प्राकृतिक खनिज जल है जो एक भूमिगत संरचना से प्राप्त होता है जो 
कि एक निर्धारित स्थान पर पृथ्वी की सतह पर स्वाभाविक रूप से बहता है। प्राकृतिक जल को केवल झरने से या झरने के भूमिगत 
स्त्रोत पर नल लगाकर या बोरहोल के माध्यम से एकत्र किया जाएगा । पानी का बहाव प्राकृतिक बल द्वारा एक छिद्र के माध्यम से 
सतह पर होना चाहिए । 
उत्पाद को कुल घुली हए ठोस पदार्थों ( टीडीएस ) के अलावा इस उप - विनियम के खण्ड 4 में निर्दिष्टित खनिज जल के अन्य सभी 
मानकों का अनुपालन करना होगा । 


" उत्पाद का टीडीएस 750 मिग्रा / लीटर से अधिक नहीं होगा "। 


पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी 


विज्ञापन - III/ 4/ असा./ 155 ] 


टिप्पणी : 


मुख्य विनियम भारत के राजपत्र , असाधारण भाग III , खंड 4 में अधिसूचना सं . फाइल सं . 2- 15015/ 30/ 2010 , दिनांक 
1 अगस्त , 2011 के द्वारा प्रकाशित हुए थे और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किये गए थे; - 


फा . सं . 4/15015 / 30/ 2011, तारीख 7 जून , 2013 ; 


फा . सं. पी ./ 15014/ 1/ 2011-पीफए / एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013; 


फा .सं . 5/15015/ 30/ 2012, तारीख 12 जुलाई, 2013 ; 


फा .सं . पी .15025/ 262/ 2013-पीए/ एफ़एसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014 ; 


फा . सं . 1- 83एफ / एससीआई० पीएएन - अधि०/ एफ़एसएसएआई- 2012, तारीख 17 फरवरी, 2015 ; 


फा . सं. 4/15015/ 30/ 2011, तारीख 4 अगस्त , 2015; 
फा .सं. पी॰15025/264/13-पीए/ एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015 ; 
फा .सं . पी . 15025/ 263 /13-पीए/ एफ़एसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015; 
फा .सं. पी .15025/ 261 -पीए/ एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर , 2015; 
फा .सं. पी .15025/ 208/ 2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015; 
फा .सं.7/ 15015 / 30 /2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015; 

फा .सं .1-10( 1)/स्टैण्डर्ड्स/ एसपी (फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई- 2013, तारीख 11 जनवरी, 2016; 
___ फा .सं . 3- 16/विनिर्दिष्ट खाद्य / अधिसूचना ( खाद्य सहयोज्य/)/ एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016; 
xiv . फा. सं. 15- 03 / ईएनएफ़ / एफएसएसएआई- 2014 , तारीख 14 जून , 2016 ; 
xv . फा . सं० 3-14 एफ़ / अधिसूचना ( न्यूट्रास्टिकल्स)/ एफ़एसएसएआई - 2013, तारीख 13 जुलाई , 2016 ; 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


xvi. 


फा . सं.1- 12/ मानक /एस. पी .(मधु, मधुकारक )/ एफ. एस . एस . ए. आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016; 


xvii. 


फा . सं . 1- 120 ( 1)/मानक/किरणित / एफएसएसएआई- 2015 , तारीख 23 अगस्त , 2016 ; 


XX . 


xviii. एफ़ . सं. 11/09/ रेग ./हार्मोनाइजेशन/ 2014, तारीख 5 सितंबर , 2016; 
____ फा .सं . मानक /सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/ एफएसएसएआई- 2015, तारीख 14 सितंबर , 2016; 

फा .सं.11/12विनि ./ प्रोप ./एफ . एस . एस .ए. आई.- 2016, तारीख 10 अक्तूबर , 2016; 
एफ सं . 1 -110(2)/ एसपी ( जैविक खतरे)/एफएसएसएआई/ 2010, तारीख 10 अक्तूबर, 2016; 
फा . सं . मानक/ एसपी( जल और पेय)/ अधि ( 2)/ एफएसएसएआई-2016, तारीख 25 अक्तूबर, 2016; 
फा . सं . 1-11(1)/मानक/ एसपी ( जल और सुपेय) एफएसएसएआई- 2015 , तारीख 15 नवंबर , 2016; 
फा . सं पी ./15025/ 93/ 2011 -पीएफ़ए/ एफ़एसएसएआई, तारीख 2 दिसंबर, 2016; 

फा . सं . पी. 15025/6/ 2004-पीएफ़एस/ एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसंबर, 2016; 
xxvi. फा . सं . मानक/ ओ. एंड एफ ./ अधिसूचना (1)/ एफ. एस . एस .ए. आई.-2016, तारीख 31 जनवरी, 2017 ; 


XV 


xxiii. 


xxiv . 


XXV . 


xxvii. 


फा . सं . 1 -12/ मानक/ 2012- एफएसएसएआई , तारीख 13 फरवरी, 2017 ; 


XXX . 


xxxi. 


xxxii . 


xxviii. फा . सं. 1- 10 (7)/स्टैंडर्ड्स/एसपी( मत्स्य और मत्स्य उत्पाद) एफ़एसएसएआई- 2013, तारीख 13 फरवरी, 2017; 
xxix . फा . सं. मानक/ एससीएसएसएंडएच/ अधिसूचना ( 02)/ एफएसएसएआई- 2016, तारीख 15 मई, 2017 ; 

फा . सं. स्टैंसडर्ड्स/ 03 / अधिसूचना(एलएस)/एफएसएसएआई- 2017, तारीख 19 जून, 2017। 
फा . सं . 1/योजक /मानक14.2 अधिसूचना / एफएसएसएआई/ 2016, तारीख 31 जुलाई , 2017 ; 

फा . सं. मानक/ एफ़और वीपी/ अधिसूचना (01)/ एफएसएसएआई-2016 तारीख 2 अगस्त , 2017; 
xxxiii. फा . सं. 1- 94(1)/ एफ़एसएसएआई/एसपी (लेबलिंग)/2014, तारीख 11 सितंबर , 2017 ; 

फा .सं. मानक /एम. एंड एम . पी . आई . पी. (1)/एस . पी./ एफ . एस. एस .ए. आई.-2015, तारीख 15 सितंबर , 2017 ; 

फा . सं मानक/ एसपी ( पानी और पेय )/ अधि . (1)/एफ़एसएसएआई/ 2016, तारीख 15 सितंबर , 2017 ; 
xxxvi. फा .सं . 1-10(8)/मानक/ एसपी (मछली और मछली उत्पाद)/ एफएसएसएआई.- 2013, तारीख 15 सितंबर, 2017 ; 
xxxvii. फा . सं . 2/स्टैंडस/ सी पी एल & सी पी / अधिसूचना/ ऍफ़ एस एस ऐ आई- 2016, तारीख 18 सितंबर, 2017 ; 
xxxvi. फा.सं. ए-1(1) मानक /एमएमपी/ 2012 , तारीख 12 अक्टूबर , 2017; 
xxxix. फा .सं. मानक/ ओ और एफ/ अधिसूचना( 3)/एफएसएसएआई- 2016, तारीख 12 अक्टूबर, 2017; 

xl. एफ. सं . 2/स्टैंडस / सी पी एल & सी पी / अधिसूचना/ ऍफ़ एस एस ए आई- 2016(भाग), तारीख 24 अक्टूबर , 2017; 


xxxiv . 


XXXV . 


____ फा .सं . ए- 1/मानक/ एगमार्क/ 2012- एफ. एस . एस. ए. आई.( भाग- 1),तारीख 17 नवंबर , 2017; 

एफ .सं. 1/ योजक/ मानक/ बीआईएस अधिसूचना/एफएसएसएआई/ 2016, तारीख 17 नवंबर, 2017; 


xliv . 
xiv . 


एफ. सं.मानक/ ओऔरएफ / अधिसूचना (5)/ एफएसएसएआई-2017, 2016 तारीख 20 फरवरी ,2018; 
एफ.सं. स्टैंडर्ड / 01-एस पी (फोरटिफाइड एंड एनरिच्ड फूड) - रेग / एफ़एसएसएआई- 2017, तारीख 13 मार्च, 2018; 
एफ० सं० 1-110 (3)/ एसपी ( जैविक खतरे)/ एफएसएसएआई/ 2010, तारीख 21 मार्च, 2018; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC. 41 


xlvi. 


14° Tº riserf/guftgage de La /zfer4 (03)/y! Hy $- 2016 , arta 103104, 2018 ; Site 


xlvii. 


A . TIESA 


ET LE of 


20 -3TTA EHT/ 14HShY31 / 16 , arta 4 H5 , 20181 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th July , 2018 


F .No. Stds/ SP (Water & Beverages)/Notif (3 )/ FSSAI- 2016 . — Whereas the draft of the Food Safety and 
Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2017 , were published as required by 
the sub - section (1 ) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006 ), vide notification of the Food 
Safety and Standards Authority of India number F . No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif(3 )/FSSAI -2016 , dated the 
12th October , 2017 , in the Gazette of India, Extraordinary, Part III , Section 4 , inviting objections and suggestions from 
the persons likely to be affected thereby , before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copy of 
the Official Gazette containing the said notification were made available to the public ; 


And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 18th October , 2017; 

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have 
been considered by the Food Safety and Standards Authority of India ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub -section (2) of section 92 of the said Act, 
the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food 
Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 , namely : 


Regulations 


1. 


( 1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) 
Eighth Amendment Regulations, 2018 . 
(2 ) They shall come into force with effect from the date on which they published in the Official Gazette. 


In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 
2 . 10 relating to “ Beverages (Other than Dairy and Fruits and Vegetables based )” , in sub - regulation 2 . 10 .7 relating 
to “ Mineral Water” , 


(a ) in clause 2 relating to “ Description and types of Mineral Water ” , after sub -clause ( vi) , the following shall be 

inserted , namely: - 
*(vii ) Natural Spring Water - Natural spring water is natural mineral water which is derived from an 
underground formation from which water flows naturally to the surface of the earth at an identified location . 
Spring water shall be collected only at the spring or through a borehole tapping the underground formation 
feeding the spring . There shall be a natural force causing the water to flow to the surface through an orifice . 


The product shall conform to the standards for mineral water as specified in clause 4 of this sub -regulation , 
except Total Dissolved Solids (TDS) content. 


“ TDS of the product shall be not more than 750 mg/ litre ".; 
(b ) for the number and words “ 2 . Treatment and handling” , the number and words “ 3 . Treatment and handling” 

shall be substituted ; 
(c ) for the number and words “ 3. All Mineral Water shall conform to the following standards” , the number and 
words “ 4 . All Mineral Water shall conform to the following standards” shall be substituted . 

PAWAN AGARWAL , Chief Executive Officer 

[ADVT. III/4 /Exty ./ 155 ] 


[ TT III - OUS 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note : The principal regulations were published in the Gazette of India , Extraordinary Part III, Section 4 vide notification 

number F. No. 2 - 15015 /30 /2010 , dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification 
numbers 


i. 


F .No . 4 / 15015 /30 /2011, dated 7th June, 2013 ; 


F .No. P . 15014 / 1/ 2011 -PFA /FSSAI, dated 27th June, 2013 ; 


iii. 


F. No . 5 / 15015 /30 /2012 , dated 12th July, 2013; 


F .No. P . 15025 /262/2013 -PA /FSSAI, dated 5th December , 2014 ; 


F.No. 1-83F /Sci. Pan - Noti/FSSAI- 2012 , dated 17th February , 2015 ; 
F.No. 4 / 15015 /30 /2011, dated 4th August, 2015 ; 


vi . 


vii. 


F.No. P .15025 / 264/13 -PA /FSSAI, dated 4th November, 2015 ; 


viii . 


F .No. P . 15025 /263/13 -PA/ FSSAI, dated 4th November , 2015 ; 


ix . 


F .No. P . 15025 /261 -PA/ FSSAI, dated 13th November, 2015 ; 


X . 


F .No . P . 15025/208 /2013 -PA / FSSAI, Dated 13th November, 2015 ; 


xi. 


F .No . 7 / 15015 /30 /2012 , dated 13th November, 2015 ; 


xii . 


F .No . 1- 10 ( 1 )/Standards/SP ( Fish and Fisheries Products )/ FSSAI- 2013 , dated 11th January , 2016 ; 


xiii. 


No. 3-16/Specified Foods/Notification(Food Additives)/FSSAI- 2014, dated 3rd May, 2016 ; 
F .No. 15 -03/ Enf/FSSAI/2014 , Dated 14th June , 2016 ; 


xiv . 


XV. 


No. 3 -14F /Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013 , dated 13th July , 2016 ; 


F .No. 1 -12 /Standards/ SP (Sweets, Confectionery )/FSSAI-2015, dated 15th July , 2016 ; 
F.No . 1- 120 ( 1)/Standards/Irradiation /FSSAI-2015 , dated 23rd August, 2016 ; 


xvi. 
xvii. 
xviii . 
xix. 


F . No. 11/09 /Reg/Harmoniztn /2014 , dated 5th September, 2016 ; 


F .No . Stds/CPLQ. CP /EM /FSSAI-2015, dated 14th September, 2016 ; 


F .No. 11 / 12 Reg /Prop / FSSAI- 2016 , dated 10th October, 2016 ; 


xxi. 


F.No. 1- 110 ( 2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010 , dated 10th October, 2016 ; 


xxii. 


F .No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2 )/FSSAI- 2016 , dated 25th October , 2016 ; 


xxiii. 


F .No. 1 -11 ( 1 )/Standards /SP (Water & Beverages )/FSSAI- 2015 , Dated 15th November , 2016 ; 


xxiv . 


F .No . P . 15025 /93 / 2011 -PFA / FSSAI, Dated 2nd December, 2016 ; 


XXV. 


F .No . P . 15025/6 /2004 -PFS/ FSSAI, dated 29th December, 2016 ; 


xxvi. 


F .No . Stds/O & F/Notification (1)/FSSAI-2016 , dated 31st January , 2017; 


xxvii. 
xxviii. 


F. No . 1- 12 /Standards/2012 - FSSAI, dated 13th February , 2017 ; 
F .No. 1- 10 (7 )/ Standards/SP (Fish & Fisheries Products )/FSSAI- 2013, dated 13th February, 2017; 


xxix . 


F. No. Stds /SCSS & H / Notification (02 )/ FSSAI-2016 , dated 15th May , 2017 ; 


XXX. 


F . No. Stds/03 /Notification (LS )/ FSSAI - 2017, dated 19th June , 2017 ; 


xxxi. 


F .No. 1/Additives/Stds/ 14 .2Notification /FSSAI/2016 , dated 31st July , 2017 ; 


xxxii. 


F .No . Stds/ F & VP /Notification (01 )/FSSAI- 2016 , dated 2nd August, 2017 ; 


xxxiii. 


F .No. 1 -94 ( 1)/FSSAI/SP (Labelling )/2014 , dated 11th September , 2017 ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC. 4 ] 


xxxiv. 
XXXV. 


F.No. Stds/M & MPIP (1)/SP /FSSAI-2015, dated 15th September, 2017 ; 
No. Stds/SP (Water & Beverages)/Noti ( 1)/FSSAI-2016 ,dated 15th September,2017 ; 


xxxvi. 


F.No .1- 10 (8 )/Standards/SP (Fish and Fisheries Products )/FSSAI-2013, dated 15th September ,2017; 
File No . 2 /Stds/CPL & CP /Nostification /FSSAI-2016 , dated 18th September , 2017 ; 


xxxvii . 


Xxxviii. 


F . No. A - 1 ( 1 )/Standard /MMP / 2012 , dated 12th October, 2017 ; 


xxxix. 


XX 


F.No. Stds/O & F /Notification ( 3)/FSSAI-2016 , dated 12th October, 2017 ; 
F . No . 2 /Stds/CPL & CP /Notification /FSSAI- 2016 (part ), dated the 24th October, 2017 ; 


xl. 


xli. 


F . No. A - 1 /Standards/Agmark / 2012 - FSSAI(pt. I), dated 17th November, 2017 ; 


xlii . 


F.No. 1/ Additives/Stds/ BIS Notification / FSSAI/2016 , dated 17th November, 2017 ; 


xliii. 


F . No. Stds/ O & F /Notification (5 )/ FSSAI-2016 , dated 20th February , 2018 ; 


xliv . 


xlv . 


F.No . Stds/01-SP (fortified & Enriched Foods)-Reg/FSSAI-2017, dated 13th March, 2018 ; 
F .No. 1-110 (3)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010 , dated the 21st March, 2018 ; 
File No. Stds/SCSS & H / Notification (03 )/FSSAI-2016 , dated the 10th April, 2018 ; and 


xlvii . 


No. Stds/CPL & CP /Notification / FSSAI- 2016 , dated 4th May , 2018 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 


KUMAR Date: 2018 .07.30 


11:56 :27 + 05 30 


